झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


42 वैशाख, 946 (श०) 
संख्या - 265 राँची, गुरूवार, 2 मई, 2024 (ई०) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
30 अप्रैल, 2024 


¥o-o8/fafae-(0)-74/2024-2409-- चूँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में लोक व्यवस्था 
के अनुरक्षण तथा विध्वंसात्मक कार्यों को निवारित व प्रतिबंधित करने हेतु अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को 
रोकने हेतु यह आवश्यक एवं समीचीन समझते है कि इस निमित विशेष पूर्वावधान बरती जाय। 


इसलिए, अब बिहार (सहपठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 4979 (बिहार 
अधिनियम 2 4979) की धारा-3, उपधारा-। के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल 
द्वारा अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पारादीप-रायपुर-राँची पाईप 
लाईन के लिए सेक्शन लाईजिंग मोटर संचालित वाल्व (एम०ओण०वी०) स्टेशन, मौजा-कुलबुरू थाना सं०-04,, 
अंचल कामडारा, जिला-गुमला स्थित परिसर के निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों के अंतर्गत कुल-0.30:/ एकड़ 
भूमि को Sad अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है:- 


2 


झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरूवार, 2 मई, 2024 


संरचना का नाम | मौजा का नाम एवं तल सं० प्लॉट सं० कुल पं 
पता रकबा 

(क्षेत्रफल 

एकड़ में) 
इंडियन. ऑयल | मौजा-कुलबुरू. | 346 2204 0.3074 | उत्तर 220 का अंश 
कॉरपोरेशन थाना सं0-04, (नीज) 
लिमिटेड के ahaa ; 
पारादीप-रायपुर- ; ee दक्षिण 2202 का अंश 
राँची पाईप लाईन ल्‍ (नीज) 
के लिए जिला-गुमला। 

५ पूर्व रोड 
सेक्शन लाईजिंग . 
aed (नीज) 
(एम०ओ०्वी०) 
स्टेशन 
परिसर। 
कुल- | 0.30%" 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 
अजीत कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव | 


ANGUS गजट (असाधारण) गुरूवार, 2 मई, 2024 


HOME, PRISON & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


Notification 
30° April, 2024 


No.-08/Vividh (0)-4/2024-2409--Whereas the Governor of Jharkhand considers 
it necessary and expedient that for the maintenance of the public order and for prevention 
or preventing or suppressing subversive acts, special precautions should be taken to prevent 
the entry of unauthorized persons into the places described in the Schedule given below. 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-3 () of the Bihar (read with 
Jharkhand) Protected Place Act, 979 (Bihar Act | of 979), the Governor of Jharkhand is 
pleased to declare the highly sensitive places for the Sectionalising Motor Operated Valve 
(M.O.V.) Station of Paradip-Raipur-Ranchi pipeline of Indian Oil Corporation Limited, Under, 
Mauja-Kulburu, Thana No-04, Anchal-Kamdara, District-Gumla Total-0.30/4 Acres described 
in the Schedule below to be protected places for purposes of the said Act :- 


Name of the | Mouza Name & | Khata No | Plot No Total Rakaba Chauhaddi 
Plant Structure No. (Surroundings) 
The Mauja- 346 220 0.30'4 North- Part 
Sectionalising | Kulburu, of Plot No.- 
Motor Thana No-04, 220' 
Operated Anchal- South- Part 
Valve (M.O.V.) | Kamdara, of Plot No.- 
Station of | District-Gumla 220 
Paradip- East-Road 
Raipur-Ranchi West- Part of 
pipeline of Plot No.- 
Indian Oil 220' 
Corporation 
Limited 

Total | 0.30'“Acre 


By Order of Governor of Jharkhand, 


Ajit Kumar Singh, 
Under Secretary to the Government. 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, Wel cant प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड गजट (असाधारण) 265 - 50 


